रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 /99 


REGD . NO. D . L.-33004/99 . 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


r 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 34 _ Sub-section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शनिवार , जून 9 , 2012 / ज्येष्ठ 19 , 1934 
NEW DELHI, SATURDAY , JUNE 9 , 2012 / JYAISTHA 19 , 1934 


सं. 269]] 
No. 2691 


नागर विमानन मंत्रालय 
- अधिसूचना 

नई दिल्ली , 6 जून , 2012 
सा . का.नि. 437 ( अ). -- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नागर विमानन 
महानिदेशालय ( उड़ान प्रचालन निरीक्षक ) भर्ती नियम , 1997, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया 
गया है या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन मंत्रालय , नागर विमानन महानिदेशालय में मुख्य उड़ान प्रचालन निरीक्षक , उड़ान प्रचालन 
निरीक्षक (विमान ) अनुसूचित प्रचालक , उड़ान प्रचालन निरीक्षक ( विमान ) गैर अनुसूचित, सामान्य विमानन और निजी प्रचालक तथा उड़ान 
प्रचालन निरीक्षक ( हेलीकॉप्टर ) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .-- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम , नागर विमानन मंत्रालय , नागर विमानन महानिदेशालय , उड़ान 
प्रचालन निरीक्षक ( समूह क पद ) भर्ती नियम, 2012 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागू होना . — ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों के लागू होंगे । 

3. पद संख्या , वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान. – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड 
और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होगें जो अनुसूची के स्तंभ ( 2) से ( 4) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.-- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं और उनसे 
संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5.) से स्तंभ ( 13 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 
___ 5. निरर्हता.-- वह व्यक्ति , 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : . . 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति . - जहां तक केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं , उन्हें लेखबद्ध करके , तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के 
व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति . - इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षणों , आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , भूतपूर्व सैनिकों और 
अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 
2079 G1/2012 


( 1 ) 


.अनुसूची वर्गीकरण 


पदकानाम 


पदसंख्या 


वेतनबैंडऔरग्रेडवेतनयावेतनमान 


(1) 


(2) 


चयनअथवा अचयनपद 

(5) अचयन 


(3) 1.मुख्यउड़ानप्रचालन01*(2012)*(कार्यभारकेसाधारणकेन्द्रीयसेवा,समूहवेतनबैंड-4;37400-67000/-रुपये+ग्रेड 
निरीक्षक 

आधारपरपरिवर्तनकिया| क राजपत्रित,अननुसचिवीयवेतन8900रुपये जासकताहै) 

+सीमासुरक्षाबल,विमाननअनुसंधान केन्द्र,केन्द्रीयमंत्रिमंडलकेएयरविंगआदि जैसेअन्यसरकारीअभिकरणोंकोसमय समयपरअनुज्ञेयउड़ानवेतनऔरभत्ते टिप्पण:-जहांएयरलाइन्सआदिसे प्रतिनियुक्तिपरनियुक्तिकीजातीहै,वहां वेतन,भत्तेसेवामेंपरिलब्धिआदिमेंप्रगति काएयरलाइनप्रचालककेलिएप्रभारित "चैकफीस सेसंरक्षितयासमंजितकिया जाएगा। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


सीधेभर्तीकिएजानेवालेव्यक्तियोंसीधेभर्तीकिएजानेवालेसीधेभर्तीकिएजानेवालेपरिवीक्षाकीभर्तीकीपद्धति,भीसीधे केलिएआयुसीमा 

व्यक्तियोंकेलिएअपेक्षितशैक्षिकव्यक्तियोंकेलिएविहितअवधि,यदिकोईहोगीयाप्रोनतिद्वाराया औरअन्यअर्हताएं आयुऔरशैक्षिकअर्हताएं|हो। 

प्रतिनियुक्तियाआमेलन प्रोनतव्यक्तियोंकीदशा 

द्वारातथाविभिन्नपद्धतियों मेंलागूहोंगीयानहीं 

द्वाराभरीजानेवाली 

रिक्तियोंकीप्रतिशतता (7) लागूनहींहोता 

लागूनहींहोता लागूनहींहोता 

लागूनहींहोताप्रतिनियुक्तिद्वारा(जिसके 

अंतर्गतअल्पकालिकसंविदा भीहै) 


( 
10 
) 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


[ भाग II 


खण्ड 3(i)] 


(12) 


( 
13 
) 


प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलनद्वाराभर्तीकीदशामें,वेश्रेणियांजिनसेप्रोन्नति/|यदिविभागीयप्रोन्नतिसमितिहै,तोउसकीभर्तीकरनेमेंकिन प्रतिनियुक्ति/आमेलनकियाजाएगा 

संरचना 

परिस्थितियोंमेंसंघ लोकसेवाआयोगसे 

परामर्शकियाजाएगा (11) प्रतिनियुक्ति(जिसकेअंतर्गतअल्पकालिकसंविदाभीहै) 

लागूनहींहोता 

किसीअधिकारीकी 

प्रतिनियुक्ति(जिसके केन्द्रीययाराज्यसरकारोंयासंघराज्यक्षेत्रोंयाविश्वविद्यालयोंयामान्यताप्राप्त 

अंतर्गतअल्पकालिक अनुसंधानसंस्थाओंयापब्लिकसेक्टरउपक्रमोंयाअर्द्धसरकारीसंगठनोंयाकानूनी 

संविदाभीहै)पर यास्वशासीसंगठनोंकेअधीनऐसेअधिकारी: 

नियुक्तिकरतेसमय 

संघलोकसेवाआयोग (क)जोमूलकाडरयाविभागयाएयरलाइनमेंनियमितआधारपरपायलटकापद 

सेपरामर्शकरना धारणकिएहुएहैं;और 

आवश्यकहै। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ख)जिनकेपासनिम्नलिखितअर्हताएंऔरअनुभवहैं;अर्थात: 


(i)एयरलाइनपरिवहनअनुज्ञप्तिऔरसिविलपरिवहनटर्बो-प्रोप/जेटविमानपर पाइलट-इन-कमांडरेटिंगहोऔरजोसिविलपरिवहनटर्बो-प्रोप/जेटविमानजिसका अधिकतमभार30,000कि.ग्रा.सेकमकानहो,परमहानिदेशकनागरविमानन द्वाराअनुमोदितपरीक्षककीअर्हताधारणकिएहुएहों। 


(ii)कुलअनुभव9000घंटेसेअन्यूनहो(जिसकेअंतर्गत30,000कि.ग्रा.सेकम कानहो,भारवालेसिविलपरिवहनटर्बो-प्रोप/जेटवायुयानपरपाइलट-इन-कमाण्ड केरुपमें7000घंटेसेअन्यूनहो)। 


(iii)बहुइंजिनवायुयानपर1500घंटेसेअन्यूनअनुदेशात्मकउड़ानकाअनुभव होजिसकेअंतर्गतअनुदेशक/परीक्षककीक्षमतासेसिम्यूलेटरकाअनुभवभीहै। 


टिप्पण 
1 
. 
- 
प्रतिनियुक्ति 
की 
अवधि 
( 
जिसके 
अंतर्गत 
अल्पकालिक 
संविदा 
भी 
है 
) 
, केन्द्रीयसरकारकेउसीयाकिसीअन्यसंगठन/विभागमेंइसनियुक्तिसेठीक 
पहले 
धारित 
किसी 
अन्य 
काडर 
बाह्य 
पद 
पर 
प्रतिनियुक्ति 
की 
अवधि 
है 
( 
जिसके 
अंतर्गत 
अल्पकालिक 
संविदा 
भी 
है 
) 
, 
साधारणतया 
पांच 
वर्ष 
से 
अधिक 
नहीं 
होगी 
। 


टिप्पण 
2 
. 
- 
प्रतिनियुक्ति 
द्वारा 
नियुक्ति 
के 
लिए 
अधिकतम 
आयु 
सीमा 
( 
जिसके 
अंतर्गत 
अल्पकालिक 
संविदा 
भी 
है 
) 
आवेदन 
प्राप्त 
करने 
की 
अंतिम 
तारीख 
को 
56 
वर्ष 
से 
अधिक 
नहीं 
होगी 
। 


टिप्पण 
3 
. 
- 
प्रतिनियुक्ति 
पर 
नियुक्ति 
( 
जिसके 
अंतर्गत 
अल्पकालिक 
संविदा 
भी 
है 
) 
के 
प्रयोजन 
के 
लिए 
, 
किसी 
अधिकारी 
द्वारा 
01 
. 
01 
. 
2006 
से 
पहले 
, 
उस 
तारीख 
से जिससेछठेकेन्द्रीयवेतनआयोगकीसिफारिशोंपरआधारितपुनरीक्षितवेतन 
संरचना 
का 
विस्तार 
किया 
गया 
है 
, 
नियमित 
आधार 
पर 
की 
गई 
सेवा 
को 
, 
सिवाय उसदशाकेजहांएकसेअधिकपूर्व-पुनरीक्षितवेतनमानकासाधारणग्रेडवेतनया वेतनमानसहितएकश्रेणीमेंविलयहोगयाहैऔरवहांयहलाभकेवलउसपदपर विस्तारितहोगाजिसकेलिएग्रेडवेतनयावेतनमानबिनाकिसीउन्नयनकासामान्य प्रतिस्थापनग्रेडहै,उक्तवेतनआयोगकीसिफारिशोंकेआधारपरविस्तारित 
तत्स्थानी 
ग्रेड 
वेतन 
या 
वेतनमान 
पर 
की 
गई 
सेवा 
समझी 
जाएगी 
। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 36)] 


( 
5 
) 


लागू 
नहीं 
होता 


2079 67/12 -2 


[ भाग II - खण्ड 3(6) ] 


( 
1 
) 

( 
2 
) 
| 
2 
. 
उड़ान 
प्रचालन 
! 
12 
* 
( 
2012 
) 

साधारण 
केन्द्रीय 
सेवा 
, 
समूह 

क 

| 
वेतन 
बैंड 
- 
4 
, 
37400 
- 
67000 
रुपये 
निरीक्षक 
( 
विमान 
) 
| 
* 
( 
कार्यभार 
के 
आधार 
पर 
| 
राजपत्रित 
, 
अननुसचिवीय 
+ 
ग्रेड 
वेतन 
8700 
रुपये 
| 
अनुसूचित 
प्रचालक 
। 
परिवर्तन 
किया 
जा 
सकता 

+ 
सीमा 
सुरक्षा 
बल 
या 
विमानन 
अनुसंधान 
केन्द्र 
, 
केन्द्रीय 
मंत्रिमंडल 
के 
एयर 
विंग 
आदि 
जैसे 
अन्य 
सरकारी 
अभिकरणों 
को 
समय 
- 
समय 
पर 
अनुज्ञेय 
उड़ान 
वेतन 
और 
भत्ते 
। 


टिप्पण 
: 
जहां 
एयरलाइन्स 
आदि 
से 
प्रतिनियुक्ति 
पर 
नियुक्ति 
की 
जाती 
है 
, 
वहां 
वेतन 
, 
भत्ते 
सेवा 
में 
परिलब्धि 
आदि 
में 
प्रगति 
का 
एयरलाइन 
प्रचालक 
के 
लिए 
प्रभारित 
" 
चैक 
फीस 
" 
से 
संरक्षित 
या 
समंजित 
किया 
जाएगा 
। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(10) 


( 
8 
) 
लागू 
नहीं 
होता 


लागूनहींहोता 


लागू 
नहीं 
होता 


लागू 
नहीं 
होता 


प्रतिनियुक्ति 
द्वारा 
( 
जिसके 
अंतर्गत 
अल्पकालिक 
संविदा 
भी 
है 
) 


(11) प्रतिनियुक्ति(जिसकेअंतर्गतअल्पकालिकसंविदाभीहैं) 


(12) लागूनहींहोता 


(13) |किसीअधिकारीकीप्रतिनियुक्ति |(जिसकेअंतर्गतअल्पकालिकसंविदा भीहै)परनियुक्तिकरतेसमयसंघ लोकसेवाआयोगसेपरामर्शकरना आवश्यकहै। 


केन्दीययाराज्यसरकारोंयासंघराज्यक्षेत्रोंयाविश्वविद्यालयोंया मान्यताप्राप्तअनुसंधानसंस्थाओंयापब्लिकसेक्टरउपक्रमोंया अर्द्धसरकारीसंगठनोंयाकानूनीयास्वशासीसंगठनोंकेअधीनऐसे अधिकारी 


(क)जोमूलकाडरयाविभागयाएयरलाइनमेंनियमितआधारपर पायलटकापदधारणकिएहुएहैं,और 


(ख)जिनकेपासनिम्नलिखितअर्हताएंऔरअनुभवहै,अर्थात: 


(i)एयरलाइनपरिवहनअनुज्ञप्तिऔरसिविलपरिवहनटर्बो-प्रोप/जेट वायुयानपरपाइलट-इन-कमाण्डरेटिंगहोऔरजोसिविलपरिवहनटर्बो प्रोप/जेटवायुयानजिसकाकुलभारअधिकतम30,000कि.ग्रा.सेकम कानहोपरमहानिदेशकनागरविमाननद्वाराअनुमोदितपरीक्षककी अर्हताधारणकिएहुएहों। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(ii)कुलअनुभव9000घंटेसेअन्यूनहो(जिसकेअंतर्गत30,000 कि.ग्रा.सेकमकानहो,भारवालेसिविलपरिवहनटर्बो-प्रोप/जेट वायुयानपरपाइलट-इन-कमाण्डकेरुपमें5000घंटेसेअन्यूनहो)। 


(iii)अनुदेशकयापरीक्षककीहैसियतसेबहुइंजिनवायुयानऔर सिम्यूलेटरकाअनुभवजिसकेअंतर्गतअनुदेशात्मकउड़ानका1500घंटे सेअन्यूनकाअनुभवभीहै। 


PART II - SEC . 3(i)] 


[ भाग 11..... खण्ड 3(i) ] 


टिप्पण1.-प्रतिनियुक्तिकीअवधि(जिसकेअंतर्गतअल्पकालिकसंविदा भीहै)केन्द्रीयसरकारकेउसीयाकिसीअन्यसंगठन/विभागमेंइस नियुक्तिसेठीकपहलेधारितकिसीअन्यकाडरबाह्यपदपर प्रतिनियुक्तिकीअवधि(जिसकेअंतर्गतअल्पकालिकसंविदाभीहै) साधारणतयातीनवर्षसेअधिकनहींहोगी। टिप्पण2.-प्रतिनियुक्तिद्वारानियुक्तिकेलिएअधिकतमआयुसीमा (जिसकेअंतर्गतअल्पकालिकसंविदाभीहै)आवेदनप्राप्तकरनेकी अंतिमतारीखको56वर्षसेअधिकनहींहोगी। टिप्पण3.•प्रतिनियुक्तिपरनियुक्ति(जिसकेअंतर्गतअल्पकालिक संविदाभीहै)केप्रयोजनकेलिएकिसीअधिकारीद्वारा01.01.2006से पहले,उसतारीखसेजिससेछठेकेन्द्रीयवेतनआयोगकीसिफारिशोंपर आधारितपुनरीक्षितवेतनसंरचनाकाविस्तारकियागयाहै,नियमित आधारपरकीगईसेवाको,सिवायउसदशाकेजहांएकसेअधिकपूर्व पुनरीक्षितवेतनमानकासाधारणग्रेडवेतनयावेतनमानसहितएकश्रेणी मेंविलयहोगयाहैऔरवहांयहलाभकेवलउसपदपरविस्तारितहोगा जिसकेलिएग्रेडवेतनयावेतनमानबिनाकिसीउन्नयनकासामान्य प्रतिस्थापनग्रेडहै,उक्तवेतनआयोगकीसिफारिशोंकेआधारपर विस्तारिततत्स्थानीग्रेडवेतनयावेतनमानपरकीगईसेवासमझी जाएगी। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 
6 
) 


लागू 
नहीं 
होता 


( 
1 
) 
3 
. 
उड़ान 
प्रचालन 
03 
* 
( 
2012 
) 

साधारण 
केन्द्रीय 
सेवा 
, 
समूह 

क 

वेतन 
बैंड 
- 
4 
, 
37400 
- 
67000 
रुपये 
निरीक्षक 
( 
विमान 
) 
( 
* 
कार्यभार 
के 
आधार 
पर 
राजपत्रित 
, 
अननुसचिवीय 
| 
+ 
ग्रेड 
वेतन 
8700 
रुपये 
गैर 
अनुसूचित 
परिवर्तन 
किया 
जा 
सकता 
सामान्य 
विमानन 
| 
है 
) 

+ 
सीमा 
सुरक्षा 
बल 
या 
विमानन 
और 
निजी 
प्रचालक 

अनुसंधान 
केन्द्र 
, 
केन्द्रीय 
मंत्रिमंडल 
के 
एयर 
विंग 
आदि 
जैसे 
अन्य 
सरकारी 
अभिकरणों 
को 
समय 
- 
समय 
पर 
अनुज्ञेय 
उड़ान 
वेतन 
और 
भत्ते 
। 


टिप्पण 
: 
जहां 
एयरलाइन्स 
आदि 
से 
प्रतिनियुक्ति 
पर 
नियुक्ति 
की 
जाती 
है 
, 
वहां 
वेतन 
, 
भत्ते 
सेवा 
में 
परिलब्धि 
आदि 
में 
प्रगति 
का 
एयरलाइन 
प्रचालक 
के 
लिए 
प्रभारित 
" 
चैक 
फीस 
" 
से 
संरक्षित 
या 
समंजित 
किया 
जाएगा 
। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( 
8 
) 


(10) 


लागूनहींहोता 


लागू 
नहीं 
होता 


लागूनहींहोता 


लागू 
नहीं 
होता 


प्रतिनियुक्ति 
द्वारा 
( 
जिसके 
अंतर्गत 
अल्पकालिक 
संविदा 
भी 
है 
) 


[ PART II --- SEC . 3(1)] 


( 
11 
) 
प्रतिनियुक्ति 
( 
जिसके 
अंतर्गत 
अल्पकालिक 
संविदा 
भी 
हैं 
) 


( 
12 
) लागूनहींहोता 


२०79 97 /12 - 3 


( 
13 
) 
किसी 
अधिकारी 
की 
प्रतिनियुक्ति 
( 
जिसके 
अंतर्गत 
अल्पकालिक 
संविदा 
भी 
है 
) 
पर 
नियुक्ति 
करते 
समय 
संघ 
लोक 
सेवा 
आयोग 
से 
परामर्श 
करना 
आवश्यक 
है 
। 


[(! )2nDr-IIits]. 


केन्दीय 
या 
राज्य 
सरकारों 
या 
संघ 
राज्यक्षेत्रों 
या 
विश्वविद्यालयों 
या 
मान्यताप्राप्त 
अनुसंधान 
संस्थाओं 
या 
पब्लिक 
सेक्टर 
उपक्रमों 
या 
अर्द्धसरकारी 
संगठनों 
या 
कानूनी 
या 
स्वशासी 
संगठनों 
के 
अधीन 
ऐसे 
अधिकारी 


( 
क 
) 
जो 
मूल 
काडर 
या 
विभाग 
या 
एयरलाइन 
में 
नियमित 
आधार 
पर 
पायलट 
का 
पद 
धारण 
किए 
हुए 
हैं 
, 
और 


( 
ख 
) 
जिनके 
पास 
निम्नलिखित 
अर्हताएं 
और 
अनुभव 
है 
, 
अर्थात 
: 


( 
i 
) 
एयरलाइन 
परिवहन 
अनुज्ञप्ति 
और 
सिविल 
परिवहन 
टर्बो 
- 
प्रोप 
/ 
जेट 
वायुयान 
पर 
पाइलट 
- 
इन 
- 
कमाण्ड 
रेटिंग 
हो 
और 
जो 
सिविल 
परिवहन 
टर्बो 
प्रोप 
/ 
जेट 
वायुयान 
जिसका 
अधिकतम 
भार 
5700 
कि 
. 
ग्रा 
. 
से 
कम 
का 
न 
हो 
, 
पर 
महानिदेशक 
नागर 
विमानन 
द्वारा 
अनुमोदित 
परीक्षक 
की 
अर्हता 
धारण 
किए 
हुए 
हों 
। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 
ii 
) 
कुल 
अनुभव 
5000 
घंटे 
से 
अन्यून 
हो 
( 
जिसके 
अंतर्गत 
5700 
कि 
. 
ग्रा 
. 
से 
कम 
का 
न 
हो 
, 
भार 
वाले 
सिविल 
परिवहन 
टर्बो 
- 
प्रोप 
/ 
जेट 
वायुयान 
पर 
पाइलट 
- 
इन 
- 
कमाण्ड 
के 
रुप 
में 
3000 
घंटे 
से 
अन्यून 
हो 
) 
। 


( 
iii 
) 
अनुदेशक 
या 
परीक्षक 
की 
हैसियत 
से 
बहु 
इंजिन 
वायुयान 
और 
सिम्यूलेटर 
का 
अनुभव 
जिसके 
अंतर्गत 
अनुदेशात्मक 
उड़ान 
का 
100 
घंटे 
से अन्यूनकाअनुभवभीहै। 


टिप्पण1.-प्रतिनियुक्तिकीअवधि(जिसकेअंतर्गतअल्पकालिकसंविदा भीहै)जिसकेअंतर्गतकेन्द्रीयसरकारकेउसीयाकिसीअन्यसंगठन/ विभागमेंइसनियुक्तिसेठीकपहलेधारितकिसीअन्यकाडरबाह्यपद परप्रतिनियुक्तिकीअवधि(जिसकेअंतर्गतअल्पकालिकसंविदाभीहै) साधारणतयापांचवर्षसेअधिकनहींहोगी। टिप्पण2.-प्रतिनियुक्तिद्वारानियुक्तिकेलिएअधिकतमआयुसीमा (जिसकेअंतर्गतअल्पकालिकसंविदाभीहै)आवेदनप्राप्तकरनेकी अंतिमतारीखको56वर्षसेअधिकनहींहोगी। टिप्पण3.-प्रतिनियुक्तिपरनियुक्ति(जिसकेअंतर्गतअल्पकालिक संविदाभीहै)केप्रयोजनकेलिएकिसीअधिकारीद्वारा01.01.2006से पहलेउसतारीखसेजिससेछठेकेन्द्रीयवेतनआयोगकीसिफारिशोंपर आधारितपुनरीक्षितवेतनसंरचनाकाविस्तारकियागयाहै,नियमित आधारपरकीगईसेवाको,सिवायउसदशाकेजहांएकसेअधिकपूर्व पुनरीक्षितवेतनमानकासाधारणग्रेडवेतनयावेतनमानसहितएकश्रेणी मेंविलयहोगयाहैऔरवहांयहलाभकेवलउसपदपरविस्तारितहोगा जिसकेलिएग्रेडवेतनयावेतनमानबिनाकिसीउन्नयनकासामान्य प्रतिस्थापनग्रेडहै,उक्तवेतनआयोगकीसिफारिशोंकेआधारपर विस्तारिततत्स्थानीग्रेडवेतनयावेतनमानपरकीगईसेवासमझी जाएगी। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II SEC . 3 (1)] 


- [ भाग II - खण्ड 3(6) ] 


(4) 


लागूनहींहोता 


(1) 

(3) 4.उड़ानप्रचालन02*(2012) 

साधारणकेन्द्रीयसेवा,समूह क |वेतनबैंड-4,37400-67000रुपये निरीक्षक(*कार्यभारकेआधारपर| 

|राजपत्रित,अननुसचिवीय+ग्रेडवेतन8700रुपये (हेलीकॉप्टर)परिवर्तनकियाजासकता 

+सीमासुरक्षाबलयाविमानन अनुसंधानकेन्द्र,केन्द्रीयमंत्रिमंडलके 
एयर 
विंग 
आदि 
जैसे 
अन्य 
सरकारी 
अभिकरणों 
को 
समय 
- 
समय 
पर अनुज्ञेयउड़ानवेतनऔरभत्ते। 


टिप्पण:जहांएयरलाइन्ससे प्रतिनियुक्तिपरनियुक्तिकीजातीहै, वहांवेतन,भत्तेसेवामेंपरिलब्धि 
आदि 
में 
प्रगति 
का 
एयरलाइन 
प्रचालक केलिएप्रभारित"चैकफीस"से 
संरक्षित 
या 
समंजित 
किया 
जाएगा 
। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 
8 
) 


लागूनहींहोता 


लागूनहींहोता 


लागूनहींहोता 


लागूनहींहोता 


( 
10 
) प्रतिनियुक्तिद्वारा(जिसके 
अंतर्गत 
अल्पकालिक संविदाभीहै)। 


(13) 


( 
11 
) 
प्रतिनियुक्ति 
( 
जिसके 
अंतर्गत 
अल्पकालिक 
संविदा 
भी 
हैं 
) 


( 
12 
) लागूनहींहोता 


प्रत्येक 
अवसर 
पर 
संघ 
लोक 
सेवा 
आयोग 
से 
परामर्श 
करना 
आवश्यक 


है। 


केन्द्रीय 
या 
राज्य 
सरकारों 
या 
संघ 
राज्यक्षेत्रों 
या 
विश्वविद्यालयों 
या 
मान्यताप्राप्त 
अनुसंधान 
संस्थाओं 
या 
पब्लिक 
सेक्टर 
उपक्रमों 
या 
अर्द्धसरकारी 
संगठनों 
या 
कानूनी 
या 
स्वशासी 
संगठनों 
के 
अधीन 
ऐसे 
अधिकारी 
। 


( 
क 
) 
जो 
मूल 
काडर 
या 
विभाग 
या 
एयरलाइन 
में 
नियमित 
आधार 
पर 
तीन 
वर्ष 
तक 
सदृश 
पद 
धारण 
किए 
हुए 
हैं 
, 
और 


( 
ख 
) 
जिनके 
पास 
निम्नलिखित 
अर्हताएं 
और 
अनुभव 
है 
, 
अर्थात् 
: 


( 
i 
) 
हेलीकॉप्टर 
पर 
इंस्ट्रूमेंट 
रेटिंग 
और 
जो 
कुल 
1500 
कि 
. 
ग्रा 
. 
से 
अनधिक 
भार 
वाले 
हेलीकॉप्टर 
पर 
खुली 
रेटिंग 
सहित 
एयरलाइन 
परिवहन 
पाइलट 
अनुज्ञप्ति 
( 
हेलीकॉप्टर 
) 
और 
किसी 
हेलीकॉप्टर 
पर 
महानिदेशक 
, 
नागर 
विमानन 
द्वारा 
अनुमोदित 
परीक्षक 
की 
अर्हता 
धारण 
किए 
हों 
; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( 
ii 
) 
हेलीकॉप्टर 
पर 
कुल 
अनुभव 
4000 
घंटे 
से 
अन्यून 
हो 
; 


( 
iii 
) 
हेलीकॉप्टर 
पर 
कुल 
कमाण्ड 
अनुभव 
2500 
घंटे 
से 
अन्यून 
हो 
; 


| 
( 
iv 
) 
हेलीकॉप्टर 
पर 
अनुदेशक 
/ 
परीक्षक 
होने 
के 
पश्चात् 
कुल 
उड़ान 
अनुभव 
1000 
घंटे 
से 
अन्यून 
हो 
; 
और 


( 
v 
) 
कुल 
अनुदेशात्मक 
उड़ान 
अनुभव 
( 
हेलीकॉप्टर 
इंस्ट्रूमेंट 
उड़ान 
रेटिंग 
सर्टिफिकेट 
पर 
) 
100 
घंटे 
से 
अन्यून 
हो 
। 


[ PART II - SEC. 3(i)]] 


टिप्पण1.-प्रतिनियुक्तिजिसकेअंतर्गतकेन्द्रीयसरकारकेउसीयाकिसी अन्यसंगठनयाविभागमेंइसनियुक्तिसेठीकपहलेधारितकिसीअन्यकाडर बाह्यपदपरप्रतिनियुक्तिकीअवधिहैसाधारणतयातीनवर्षसेअधिकनहीं |होगी। 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


207367 /72 - 27 


टिप्पण2.-प्रतिनियुक्तिद्वारानियुक्तिकेलिएअधिकतमआयुसीमा(जिसके अंतर्गतअल्पकालिकसंविदाभीहै)आवेदनप्राप्तकरनेकीअंतिमतारीखको. 56वर्षसेअधिकनहींहोगी। 


टिप्पण3.-प्रतिनियुक्तिपरनियुक्तिकेप्रयोजनकेलिएकिसीअधिकारी द्वारा01.01.2006सेपहले,उसतारीखसेजिससेछठेकेन्द्रीयवेतनआयोग कीसिफारिशोंपरआधारितपुनरीक्षितवेतनसंरचनाकाविस्तारकियागयाहै, नियमितआधारपरकीगईसेवाको,सिवायउसदशाकेजहांएकसेअधिक पूर्वपुनरीक्षितवेतनमानकासाधारणग्रेडवेतनयावेतनमानसहितएकश्रेणीमें विलयहोगयाहैऔरवहांयहलाभकेवलउसपदपरविस्तारितहोगाजिसके लिएग्रेडवेतनयावेतनमानबिनाकिसीउन्नयनकासामान्यप्रतिस्थापनग्रेडहै, उक्तवेतनआयोगकीसिफारिशोंकेआधारपरविस्तारिततत्स्थानीग्रेडवेतन यावेतनमानपरकीगईसेवासमझीजाएगी। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[फा.सं.ए-12018/20/2009-स्था.II] 

जी.अशोककुमार,संयुक्तसचिव 


E! 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part 11 — SEC . 3(1)] 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th June, 2012 
GS.R . 437 (E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to article * 309 of the 
Constitution and in sūpersession of the Directorate General of Civil Aviation (Flight Operations Inspectors ) 
Recruitment Rules, 1997 , except as respects things done or ornitted to be done before such supersession , 
the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Chief 
Flight Operations Inspector , Flight Operations Inspector ( Aeroplane ) Scheduled Operators, Flight 
Operations Inspector (Aeroplane ) Non Scheduled , General Aviation and Private Operators and Flight 
Operations Inspector (Helicopter) in the Ministry of Civil Aviation , Directorate General of Civil Aviation , 
namely : 


1. Short title and commencement.- (1 ) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation , 

Directorate General of Civil Aviation , Flight Operations Inspectors (Group A posts ) Recruitment 
Rules, 2012 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . Application .- These rules shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these rules. 


3 . Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale . - The number of the 

said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall 
be as specified in columns (2 ) to ( 4 ) of the Schedule annexed to these rules. 


4 . Method of recruitment, age - limit and other qualifications, etc.- The method of recruitment, age 

limit , qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5 ) 
to ( 13 ) of the aforesaid Schedule . 


5 . Disqualification . - No person , - 

(a )who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 
(b )who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 


shall be eligible for appointment to the said post : 


Provided that the CentralGovernment may , if satisfied that such marriage is permissible under the 
personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other 
grounds for so doing , exempt any person from the operation of this rule . 


6 . Power to relax . - Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary or expedient 
so to do , it may , by order and for reasons to be recorded in writing , and in consultation with the Union 
Public Service Commission , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category 
of persons. 


7 . Saving :- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other 
concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex- servicemen and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from 
time to time in this regard . 


Name 
of 
post 
. 


Numberofpost. 


Classification. 


SCHEDULE Pay 
band 
and 
grade 
pay 
or 
pay scale. 


Whether 
selection 
post 
or 
non selectionpost. 


[ HII II QUE 3(i) ] 


(2) 


(5) 


Non-Selection 


1.Chief Operations Inspector. 


to 


Flight1*(2012) 

( 
* 
subject variation dependent workload). 


on 


GeneralCentralPayband-4Rs.37400-67000 
Services 
, 
Group 
plus 
grade 
pay 
Rs 
. 
8900 
. A ,Gazetted,Non ministerial. 

Plusflyingpayandallowancesas admissiblefromtimetotimeto 
other 
Government 
agencies 
like 
air 
wing 
of 
Border 
Security 
Force 
, 
Aviation 
Research 
Centre 
, 
Cabinet Secretariat,etc. 
Note 
: 
- 
Where 
the 
appointment 
is madeondeputationfromthe 
airlines 
, 
etc 
. 
the 
pay 
allowances 
, 
progression 
in 
service 
perks 
, 
etc 
. 
, willbeprotectedoradjusted againstthe"Checkfees”charged 
to 
the 
airline 
operator 
. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Age 
limit 
for 
direct 
Educational 
and 
other 
Whether 
age 
and 
Period 
of 
probation 
, 
Method 
of 
recruitment 
, recruits. 
qualifications 
required 
for 
direct 
educational 

ifany. 

whether 
by 
direct recruits. qualifications 

recruitment 
or 
by prescribedfordirect 

promotion 
or 
by 
recruits 
will 
apply 
in 

deputation 
absorption 
and 
the 
case 
of 
promotes 
. 

percentage 
of 
the 
vacancies 
to 
be 
filled 
by 
various 

methods. (8) 

(10) 


Notapplicable. 


Notapplicable. 


Notapplicable. 


Notapplicable. 


By 
deputation 
( 
including 
short 
- 
term 
contract 
) 
. 


IS 


16 


(13) 


IncaseofrecruitmentbyIfaDepartmentalPromotionCommitteeCircumstancesinwhichUnion promotion/deputation/absorption,gradesfromwhichexists,whatisitscomposition. 

PublicServiceCommissionisto promotion/deputation/absorptionistobemade. 

beconsultedinmaking 

recruitment. (11) 

(12) Deputation(includingshort-termcontract) 

Notapplicable. 

ConsultationwithUnionPublic 

ServiceCommissionnecessary OfficersundertheCentralorStateGovernments 

whileappointinganofficeron orUnjonterritoriesorUniversitiesorrecognised 

deputation(includingshort-term researchinstitutionsorPublicSector 

contract). Undertakingsorsemi-Governmentorganisations orstatutoryorautonomousorganisations-, (a)holdingthepostofpilotonregularbasisin 

theparentcadreorDepartmentorairline; 

and (b)possessingthefollowingqualificationsand 

experience,namely:-- 


(i)AirlineTransportPilot sLicenseandhaving thePilot-in-Commandratingonciviltransport turbo-prop/jetaircraftandalsoshouldhaveheld thequalificationofanexaminerapprovedby DirectorGeneralofCivilAviationoncivil. transportturbo-prop/jetaircrafthavingall-up weightnotbelow30,000kgs. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(ii)totalexperienceofnotlessthan9000hours (includingnotlessthan7000hoursasPilot-in Commandonciviltransportturbo-prop/jet aircraftofall-up-weightnotbelow30,000kgs.). (iii)instructionalflyingexperienceofnotless than1500hoursonmulti-engineaircraft includingsimulatorexperienceinthecapacityof Instructor/Examiner. Note1.-Periodofdeputation(includingshort termcontract)includingperiodofdeputation includingshort-termcontract)inanotherex 


[Part II - - Sec . 3 (1)] 


$-21 /25610% 


[ 46 11 — - Qug 3(1) ] 


cadrepostheldimmediatelyprecedingthis appointmentinthesameorsomeother organisation/DepartmentoftheCentral Governmentshallordinarilynottoexceedfive years. Note2-Themaximumagelimitfor appointmentbydeputation(includingshort-term contract)shallnotbeexceeding56yearsason theclosingdateofreceiptofapplications.. Note3.-Forthepurposeofappointmenton deputation(includingshort-termcontract)the servicerenderedonaregularbasisbyanofficer priorto1stJanuary,2006,thedatefromwhich therevisedpaystructurebasedontheSixth CentralPayCommissionrecommendationshas beenextended,shallbedeemedtobeservice renderedinthecorrespondinggradepayorpay scaleextendedbasedontherecommendationof thesaidPayCommissionexceptwherethere hasbeenmergerofmorethanonepre-revised scalesofpayintoonegradewithacommon gradepayorpayscaleandwherethisbenefit willextendonlyforthepostforwhichthatgrade payorpayscaleisthenormalreplacement gradewithoutanyupgradation. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 
2 
) 


( 
4 
) 


Not 
applicable 
. 


( 
1 
) 2.FlightOperations12*(2012) 
Inspector 

subject (Aeroplane)Scheduledvariation 
Operators 
. 

dependent 
workload 
) 
. 


( 
3 
) GeneralCentralPayband-4Rs.37400-67000 toServices,GroupPlusgradepayRs.8700. 

A ,Gazetted, onnon-ministerial.Plusflyingpayandallowance 

asadmissiblefromtimetotime tootherGovernmentagencies likeairwingofBorderSecurity ForceorAviationResearch 
Centre 
, 
Cabinet 
Secretariat 
etc 
. 


Note 
: 
- 
Where 
the 
appointment ismadeondeputationfromthe 
airlines 
, 
etc 
. 
the 
pay 
allowances 
, 
progression 
in serviceperks,etc.,willbe 
protected 
or 
adjusted 
against 
the 
" 
Check 
fees 
" 
charged 
to 
the 
airline 
operator 
. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( 
8 
) 


( 
6 
) Notapplicable. 


( 
9 
) Notapplicable. 


Not 
applicable 
. 


Notapplicable. 


( 
10 
) Bydeputation(including 
short 
- 
term 
contract 
) 
. 


[Part II— SEC . 3 (1)] 


( 
11 
) 
Deputation 
( 
including 
short 
- 
term 
contract 
) 
. 


( 
12 
) 
Not 
applicable 
. 


Officers 
under 
the 
Central 
Government 
or 
State 
Governments 
or 
Union 
territories 
or 
Universities orrecognisedresearchinstitutionsorPublic 
Sector 
Undertakings 
or 
semi 
- 
Government 
organisations 
or 
statutory 
or 
autonomous organisations 


( 
13 
) 
Consultation 
with 
Union 
Public 
Service 
Commission 
necessary 
while 
appointing 
an 
officer 
on 
deputation 
( 
including 
short 
- 
term 
contract 
) 
. 


[ 11 11 O S 3 (i) ] 


( 
a 
) 
holding 
the 
post 
of 
pilot 
on 
regular 
basis 
in 
the 
parent 
cadre 
or 
Department 
or 
airlines 
, 
and 


( 
b 
) 
possessing 
the 
following 
qualifications 
and 
experience 
, 
namely 
: 
( 
i 
) 
Airline 
Transport 
Pilot 

s 
License 
and 
having 
the 
Pilot 
- 
in 
- 
Command 
rating 
on 
civil 
transport turbo-prop/jetaircraftandalsoshouldhavethe 
qualification 
of 
an 
examiner 
approved 
by DirectorGeneralofCivilAviationoncivil 
transport 
turbo 
- 
prop 
/ 
jet 
aircraft 
having 
all 
- 
up weightnotbelow30,000kgs; (ii)totalexperienceofnotlessthan9000hours (includingnotlessthan5000hoursasPilot-in 
Command 
on 
civil 
transport 
turbo 
- 
prop 
/ 
jet 
aircraft 
all 
- 
up 
- 
weight 
not 
below 
30 
, 
000 
kgs 
; 
( 
iii 
) 
instructional 
flying 
experience 
of 
not 
less 
than 
1500 
hours 
including 
multi 
- 
engine 
aircraft 
and 
simulator 
experience 
in 
the 
capacity 
of 
instructor 
or 
examiner 
. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note 
1 
. 
- 
Period 
of 
deputation 
( 
including 
short 
term 
contract 
) 
including 
period 
of 
deputation 
( 
including 
short 
- 
term 
contract 
) 
in 
another 
ex 
cadre 
post 
held 
immediately 
preceding 
this appointmentinthesameorsomeother 
organisation 
or 
Department 
of 
the 
Central 
Government 
shall 
ordinarily 
not 
to 
exceed 
three 


years. Note2.-Themaximumagelimitforappointment bydeputation(includingshort-termcontract) shallnotbeexceeding56yearsasonthe closingdateofreceiptofapplications. 
Note 
3 
. 
For 
the 
purpose 
of 
appointment 
on deputation(includingshort-termcontract)the servicerenderedonaregularbasisbyanofficer priorto14January,2006,thedatefromwhich therevisedpaystructurebasedontheSixth CentralPayCommissionrecommendationshas beenextended,shallbedeemedtobeservice 
rendered 
in 
the 
corresponding 
grade 
pay 
or 
pay scaleextendedbasedontherecommendationof thesaidPayCommissionexceptwherethere hasbeenmergerofmorethanonepre-revised scalesofpayintoonegradewithacommon gradepayorpayscaleandwherethisbenefit willextendonlyforthepostforwhichthatgrade payorpayscaleisthenormalreplacement gradewithoutanyupgradation. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - SEC . 30)] 


(1) 


(4) 


( 
5 
) 
Not 
applicable 
. 


2079 G1 / 12 - 6 


3 
. 
Flight 

03 
* 
( 
2012 
) 
Operations 

|*subiect 
Inspector 

variation 
( 
Aeroplane 
) 
Non 
Scheduled 
, 

dependent GeneralAviationworkload.) 
and 
Private 
operators 
. 


( 
3 
) 
General 
:Central|Payband4Rs.37400-67000Plus toService,Group"A"|gradepayRs.8700. 
Gazetted 
, 
non 
- 
Plus 
flying 
pay 
and 
allowances 
as 

admissiblefromtimetotimetoother 
ministerial on! 

Government 
agencies 
like 
Air 
Wing 
of 
Border 
Security 
force 
, 
Aviation 
Research 
Centre 
, 
Cabinet 
Secretariat 
etc 
. 


[ 491 11 - Q45 3 (1) ] 


Note 
. 
- 
Where 
appointment 
is 
made 
on 
deputation 
from 
the 
Airlines 
, 
etc 
. 
the 
pay 
allowances 
, 
progression 
in 
service 
perks 
, 
etc 
. 
, 
will 
be 
protected 
or 
adjusted 
against 
the 
" 
Check 
fees 
" 
charged 
to 
the 
airline 
operator 
. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(6) 


Not 
applicable 
. 


Not 
applicable 
. 


Not 
applicable 
. 


( 
9 
) 
| 
Not 
applicable 
. 


( 
10 
) 
| 
By 
deputation 
( 
including 
short 
term 
contract 
) 
. 


(11) 


( 
12 
) 


Not 
applicable 
. 


( 
13 
) 
Consultation 
with 
the 
Union 
Public 
Services 
Commission necessarywhileappointing 
an 
officer 
on 
deputation 
( 
including 
short 
term 
contract 
) 
. 


Deputation 
( 
including 
short 
- 
term 
contract 
) 
Officers 
under 
the 
Central 
Government 
or 
State GovernmentsorUnionterritoriesorUniversities orrecognisedresearchinstitutionsorPublic 
Sector 
Undertakings 
or 
semi 
- 
Government 
organisations 
or 
statutory 
or 
autonomous organisations, 
( 
a 
) 
holding 
the 
posts 
of 
pilot 
on 
regular 
basis 
in 

the 
parent 
cadre 
or 
Department 
or 
airline 
; 

and 
( 
b 
) 
possessing 
the 
following 
qualifications 
and 

experience 
, 
namely 
: 
( 
i 
) 
Airline 
Transport 
Pilot 

s 
License 
and 
having 
the 
Pilot 
- 
in 
- 
Command 
rating 
on 
civil 
transport turbo-proprjetaircraftandalsoexaminer 
approved 
by 
Director 
General 
of 
Civil 
Aviation 
on 
civil 
transport 
turbo 
- 
prop 
/ 
jet 
aircraft 
having 
all up-weightnotbelow5700kgs; (ii)totalexperienceofnotlessthan5000hours (includingnotlessthan3000hoursasPilot-in Commandonciviltransportturbo-prop/jet 
aircraft 
of 
all 
- 
up 
- 
weight 
not 
below 
5700 
kgs 
. 
) 
; 
( 
iii 
) 
instructional 
flying 
experience 
of 
not 
less 
than 
100 
hours 
including 
multi 
- 
engine 
aircraft 
and 
simulator 
experience 
in 
the 
capacity 
of 
instructor 
or 
examiner 
. 
Note 
1 
. 
- 
Period 
of 
deputation 
including 
period 
of 
deputation 
in 
another 
ex 
- 
cadre 
post 
held 
immediately 
preceding 
this 
appointment 
in 
the sameorsomeotherorganisationorDepartment 
of 
the 
Central 
Government 
shall 
ordinarily 
not 
exceed 
five 
years 
. 
Note 
2 
- 
The 
maximum 
age 
limit 
for 
appointment 
by 
deputation 
( 
including 
short 
- 
term 
contract 
) 
shall 
be 
not 
exceeding 
56 
years 
as 
on 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[Part II _ SEC . 3(1)] 


2079 62/ 12 - 4 


[ 2141 Il - Qus 3(1) ] 


the 
out 
the 
closing 
date 
of 
applications 
. 

Note 
3 
- 
For 
the 
purpose 
of 
appointment 
on 
deputation 
( 
including 
short 
- 
term 
contract 
) 
the 
service 
rendered 
on 
a 
regular 
basis 
by 
an 
officer 
prior 
to 
1st 
January 
, 
2006 
, 
the 
date 
from 
which 
| 
the 
revised 
pay 
structure 
based 
on 
the 
Sixth 
Central 
Pay 
Commission 
recommendations 
has 
been 
extended 
, 
shall 
be 
deemed 
to 
be 
service 
rendered 
in 
the 
corresponding 
grade 
pay 
or 
pay 
scale 
extended 
based 
on 
the 
recommendation 
of 
the 
said 
Pay 
Commission 
except 
where 
there 
has 
been 
merger 
of 
more 
than 
one 
pre 
- 
revised 
scales 
of 
pay 
into 
one 
grade 
with 
a 
common 
grade 
pay 
or 
pay 
scale 
and 
where 
this 
benefit 
will 
extend 
only 
for 
the 
post 
for 
which 
that 
grade 
pay 
or 
pay 
scale 
is 
the 
normal 
replacement 
grade 
without 
any 
upgradation 
. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(3) 


( 
4 
) 


( 
5 
) 
Not 
applicable 
. 


( 
2 
) 
2 
* 
( 
2012 
) 
( 
* 
subject 
variation dependent 
workload 
) 
. 


( 
1 
) 
4 
. 
Flight 
Operations 
Inspector 
( 
Helicopter 
) 
. 


General 
Central 
Pay 
band 
4 
, 
Rs 
. 
37400 
- 
67000 
to 
Services 
, 
Group 
Plus 
grade 
pay 
Rs 
. 
8700 
. 


A 

, 
Gazetted 
, 
on 
non 
- 
ministerial 
. 
Plus 
flying 
pay 
and 
allowance 
as 

admissible 
from 
time 
to 
time 
to 
other 
Government 
agencies 
like 
air 
wing 
of 
Border 
Security 
Force 
, 
Aviation 
Research 
Centre 
, 
Cabinet 
Secretariat 
, 
etc 
. 


Note 
. 
- 
Where 
the 
appointment 
is 
made 
on 
deputation 
from 
the 
airlines 
, 
etc 
. 
the 
pay 
allowances 
, 
progression 
in 
service 
perks 
, 
etc 
. 
, 
shall 
be 
protected 
or 
adjusted 
against 
the 
“ 
Check 
fees 
" 
charged 
to 
the 
operator 
. 


(10) 


(6) 


( 
7 
) Notapplicable. 


( 
9 
) Notapplicable. 


Not 
applicable 
. 


. 


Not 
applicable 
. 


Bydeputation(including short-termcontract). 


(11) 


( 
12 
) 
Not 
applicable 


Deputation 
( 
including 
short 
- 
term 
contract 
) 
. 


( 
13 
) 
Consultation 
with 
Union 
Public 
Service 
Commission 
necessary 
on 
each 
occasion 
. 


Officer 
under 
the 
Central 
Government 
or 
State 
Governments 
or 
Union 
terrortries 
or 
Universities orrecognisedresearchinstitutionsorPublic 
Sector 
Undertakings 
or 
semi 
Government 
organisations 
or 
statutory 
or 
autonomous 
organisations 
, 
- 
( 
a 
) 
holding 
analogous 
posts 
on 
regular 
basis 
in 
the 
parent 
cadre 
or 
Department 
or 
airlines 
for 
three 
years 
, 
and 
( 
b 
) 
possessing 
the 
qualifications 
and 
experience 
namely 
: 
( 
i 
) 
Airline 
Transport 
Pilot 
License 
( 
Helicopter 
) 
with 
instrument 
rating 
on 
helicopter 
and 
open 
rating 
for 
helicopter 
for 
all 
- 
up 
- 
weight 
not exceeding1500Kgs,andshouldhaveheldthe 
qualification 
of 
an 
examiner 
approved 
by 
Director 
General 
of 
Civil 
Aviation 
on 
any 
helicopter 
: 
( 
ii 
) 
total 
experience 
on 
helicopter 
of 
not 
less 
than 
4000 
hours 
; 
( 
iii 
) 
total 
command 
experience 
on 
helicopter 
of 
not 
less 
than 
2500 
hours 
; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC . 3 (i)] 


[ TT II- - CUS 3 ( i) ] 


( 
iv 
) 
total 
flying 
experience 
after 
becoming 
Instructor 
/ 
Examiner 
on 
helicopter 
of 
not 
less 
than 
1000 
hours 
; 
and 
( 
v 
) 
total 
instructional 
flying 
experience 
( 
on 
helicopter 
instrument 
flight 
rating 
certificated 
) 
not 
less 
than 
100 
hours 
. 
Note 
1 
. 
- 
Period 
of 
deputation 
including 
period 
of 
deputation 
in 
another 
ex 
- 
cadre 
post 
held 
immediately 
preceding 
this 
appointment 
in 
the 
same 
or 
some 
other 
organization 
or 
Department 
of 
the 
Central 
Government 
shall 
ordinarily 
not 
to 
exceed 
three 
years 
. 
Note 
2 
. 
- 
The 
maximum 
age 
limit 
for 
appointment 
by 
deputation 
( 
including 
short 
- 
term 
contract 
) 
shall 
be 
not 
exceeding 
56 
years 
as 
on 
the 
closing 
date 
of 
receipt 
of 
applications 
. 
Note 
3 
. 
- 
For 
the 
purpose 
of 
appointment 
on 
deputation 
( 
including 
short 
- 
term 
contract 
) 
the 
service 
rendered 
on 
a 
regular 
basis 
by 
an 
officer 
prior 
to 
1st 
January 
, 
2006 
, 
the 
date 
from 
which therevisedpaystructurebasedontheSixth 
Central 
Pay 
Commission 
recommendations 
has 
been 
extended 
, 
shall 
be 
deemed 
to 
be 
service 
rendered 
in 
the 
corresponding 
grade 
pay 
or 
pay 
scale 
extended 
based 
on 
the 
recommendation 
of 
the 
said 
Pay 
Commission 
except 
where 
there 
has 
been 
merger 
of 
more 
than 
one 
pre 
- 
revised 
scale 
of 
pay 
into 
one 
grade 
with 
a 
common gradepayorpayscaleandwherethisbenefit 
will 
extend 
only 
for 
the 
post 
for 
which 
that 
grade 
pay 
or 
pay 
scale 
is 
the 
normal 
replacement |gradewithoutanyupgradation. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[F.No.A-12018/20/2009-E.II] 

G 
. 
ASOK 
KUMAR 
, 
Jt 
. 
Secy 
. 


Printed 
by 
the 
Manager 
, 
GoverinentofIndia 
Press 
,Ring 
Road, 
Mayapuri, 
New 
Delhi- 
110064 

and 
Published 
by 
the 
Controller 
of 
Publications 
, 
Delhi 
- 
110054 
. 


